“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 

नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 


पंजीयन क्रमांक 
“ethers /att /09 /203-205.” 


30-05-200I.” 
छत्तीसगढ़ राजपत्र 
(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 
क्रमांक 74 | रायपुर, बुधवार, दिनांक 26 अप्रैल 2023--- वैशाख 6, शक 945 


सामान्य प्रशासन विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 25 अप्रैल 2023 


अधिसूचना 


कमांक एफ 44-02/2020/i-5.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी (राजपत्रित) 
सेवा भर्ती नियम 2045 में निम्नलिखित संशोधन करते है, अर्थात्‌ :- 


उक्त नियमों की अनुसूची में, - 


संशोधन 


4.. अनुसूची-एक के सरल कमांक is एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित सरल क्रमांक 


जोड़ा जाये, अर्थात्‌ :- 


06) | (2 (3) (4) (5) 

| “49 | प्राध्यापक (लोकनीति) 04 यू जी.सी. लेवल — 44 

20 | प्राध्यापक (व्यवहार विज्ञान) | हक | यू जी.सी. — 44 a 
24 | प्राध्यापक (अंग्रेजी) 04 = यू जी.सी. लेवल — १4 | [| 
22. | रीडर (अर्थशास्त्र) 04 यू जी.सी. लेवल - 43 A fe od 
23. | रीडर (लोक प्रशासन) ०१ यू.जी.सी. - 43 A 

24 | रीडर (वित्तीय प्रबंधन) ० | यूजी.सी. लेवल - 43 A" 
2. अनुसूची-दो के सरल कमांक is एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित जोड़ा जाये 

अर्थात्‌ :- 

(4) (2) (3) (4) |... 5)...  ]| ] 

9 | प्राध्यापषक [04 400% उच्च शिक्षा विभाग अथवा राज्य की विश्वविद्यालयीन सेवा या 
अन्य राज्य की विश्वविद्यालयीन सेवा से ऐसे अधिकारियों की 


(लोकनीति) 


प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा, जो लोकनीति- में स्नातकोत्तर 
उपाधि धारण करते - हों। ऐसे अभ्यर्थियों, जो 
शिक्षण प्रशिक्षण saws. अथवा उच्च स्तर का 
शोध ,/ प्रकाशन कार्य में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव रखते हों, को 
अधिमान्यता दी जाएगी। 
अथवा - 

राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित सामान्य प्रशासन 
विभाग ,// राजस्व विभाग के अधिकारी, जिन्हें मूल विभाग में कार्य 
करने का न्यूनतम 40 वर्ष का अनुभव हो। Se 


347 


348 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2023 


20 | प्राध्यापक 


24 | प्राध्यापक | 04 
(अंग्रेजी) 

22 | रीडर 04 400% 
(अर्थशास्त्र) 


400% 


उच्च शिक्षा विभाग अथवा राज्य की विश्वविद्यालयीन सेवा या 
अन्य राज्य की विश्वविद्यालयीन सेवा से ऐसे अधिकारियों की 
प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा, जो व्यवहार विज्ञान में 
स्नातकोत्तर उपाधि धारण करते a) ऐसे अभ्यर्थियों, जो 
शिक्षण / प्रशिक्षण / पी.एच.डी. अथवा उच्च स्तर का 
शोध / प्रकाशन कार्य में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव रखते हों, को 
अधिमान्यता दी जाएगी। 
अथवा 

राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित सामान्य प्रशासन 
विभाग / राजस्व विभाग के अधिकारी, जिन्हें मूल विभाग में कार्य 
करने का न्यूनतम 40 वर्ष का अनुभव हो। 


उच्च शिक्षा विभाग अथवा राज्य की विश्वविद्यालयीन सेवा या 
अन्य राज्य की विश्वविद्यालयीन सेवा से ऐसे अधिकारियों की 
प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा, जो अंग्रेजी में स्नातकोत्तर 
उपाधि धारण करते हों। ऐसे अभ्यर्थियों, जो शिक्षण / प्रशिक्षण / 
पी.एच.डी. अथवा उच्च स्तर का शोध प्रकाशन कार्य में न्यूनतम 
5 वर्ष का अनुभव रखते हों, को अधिमान्यता दी जाएगी। 
अथवा 

राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित अधिकारी, जिन्हें शासकीय 
सेवा में कार्य करने का न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव हो तथा बी.ए. 
ऑनर्स /बी.ए. में एक विषय अंग्रेजी / एम.ए. अंग्रेजी की उपाधि 
धारक हो। 


उच्च शिक्षा विभाग अथवा राज्य की विश्वविद्यालयीन सेवा या 
अन्य राज्य की विश्वविद्यालयीन सेवा से ऐसे अधिकारियों की 
प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा, जो अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर 
उपाधि धारण करते हों। ऐसे अभ्यर्थियों, जो 
शिक्षण / प्रशिक्षण / पी.एच.डी. अथवा उच्च स्तर का 
शोध / प्रकाशन कार्य में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव रखते हों, को 
अधिमान्यता दी जाएगी। 
अथवा 

राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित राज्य वित्त - सेवा के 
अधिकारी, जिन्हें शासकीय सेवा में कार्य करने का न्यूनतम 40 
वर्ष का अनुभव हो। 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2023 348 (4) 


उच्च शिक्षा विभाग अथवा राज्य की विश्वविद्यालयीन सेवा या 
अन्य राज्य की विश्वविद्यालयीन सेवा से ऐसे अधिकारियों की 
प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा, जो लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर 
उपाधि धारण करते हों। ऐसे अभ्यर्थियों, जो शिक्षण / प्रशिक्षण 
पी.एच.डी. अथवा उच्च ER का शोध प्रकाशन कार्य में न्यूनतम 
5 वर्ष का अनुभव रखते हों, को अधिमान्यता दी जाएगी। 


रीडर 
(लोक 
प्रशासन) 


अथवा 
राज्य लोक सेवा अयोग से चयनित सामान्य प्रशासन 
विभाग / राजस्व विभाग के अधिकारी, जिन्हें मूल विभाग में कार्य 
करने का न्यूनतम 0 वर्ष का अनुभव हो। 


400% fact विभाग अथवा वित्तीय संस्थाओं / प्रबंधन संस्थाओं : 
व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो एम.बी.ए. अथवा एम.पी.ए. 
अथवा एम.काम. अथवा एम.ए. (अर्थशास्त्र या प्रबंधन) में उपाधि के 
साथ शिक्षण / प्रशिक्षण का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव रखते 
हों, अथवा वित्त प्रबंधन कार्य का अनुभव रखते हों। 
अथवा 

राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित राज्य वित्त सेवा के 
अधिकारी, जिन्हें शासकीय सेवा में कार्य करने का न्यूनतम ॥0 वर्ष 
का अनुभव हो ।” 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
डी.डी. सिंह, सचिव. 


348 (2) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2023 


Atal Nagar, the 25th April 2023 


NOTIFICATION 


No. F -02/2020/I-5.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the 
Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby, makes the Following further 
amendment in the Chhattisgarh Academy of Administration (Gazetted) Service Recruitment Rules, 
205, namely:- 

AMENDMENT 


In Schedule of the said rules,- 


F After serial number 8 and entries relating thereto of Schedule-I, the following serial 
number shall be added, namely :- 


I 
Professor (Public Policy) | Ol | UGC Level - 4 
| 58 | UGC Level - 4 
UGC Level - 4 
Reader (Economy) | Oe | UGC Level - 3 A 
| ol | 


Reader (Public Administration) UGC Level - 3 A 


Reader (Financial Management) UGC Level - 3 A" 


O 
5 


2. After serial number 8 and entries relating thereto of Schedule-II, the following serial number 
shall be added, namely :- 


(5) 

Professor By Deputation/ Transfer of Officials from 
(Public Policy) Higher Education Department 07 
University Services of the State or 
University Services of any other State 
having a Post Graduate Degree in Public 
Policy. Candidates having a minimum 
experiencé of 5 years in 
Teaching/Training/PhD or Higher level 
Research/Publication Work shall be given 
Preference. 


Or ; 
Officials of General Administration 
Department/Revenue Department, selected 
through State Public Service Commission 
with a minimum experience of l0 years of 
working in parent department. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2023 348 (3) 


Professor 
(Behavioral Science) 


By Deputation/ Transfer of Officials from 
Higher Education Department or University 
Services of the State or University Services 
of any other State having a Post Graduate 
Degree in Behavioral Science. Candidates 
having a minimum experience of 5 years in 
Teaching/Training/PhD or Higher level 
Research/Publication Work shall be given 
Preference. 


Or 

Officials of General Administration 
Department/Revenue Department, selected 
through State Public Service Commission 
with a minimum experience of 0 years of 
working in parent department. 
By Deputation/ Transfer of Officials from 
Higher Education Department or University 
Services of the State or University Services 
of any other State having a Post Graduate 
Degree in English. Candidates having a 
minimum experience of 5 years in 
Teaching/Training/PhD or Higher level 
Research/Publication Work shall be given 
Preference. 


Professor (English) 


Or 

Officials of any Department, selected 
through State Public Service Commission 
with a minimum experience of 8 years of 
working in Government Service and having 
Degree of B.A. Hons/B.A. with English as a 
subject/M.A. English. 
By Deputation/ Transfer of Officials from 
Higher Education Department or University 
Services of the State or University Services 
of any other State having a Post Graduate 
Degree in Economics. Candidates having a 
minimum ‘experience of 5 years in 
Teaching/Training/PhD or Higher level 
Research/Publication Work shall be given 
Preference. 


Reader (Economics) 


Or ‘ 
Officials from State Finance Services, 
selected through State Public Service 
Commission with a minimum experience of 
0 years in Government Service. 


348 (4) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2023 


Reader (Public 
Administration) 


By Deputation/ Transfer of Officials from 
Higher Education Department or University 
Services of the State or University Services 
of any other State having a Post Graduate 
Degree in Public Administration. 
Candidates having a minimum experience 
of 5 years in Teaching/Training/PhD or 
Higher level Research/Publication Work 
shall be given Preference. 
Or 
Officials of General Administration 
Department/Revenue Department, selected 
through State Public Service Commission 
with a minimum experience of 0 years of 
working in parent department. 
By deputation Persons From Finance 
Department or Financial _ Institutions/ 
Management Institutions having an M.B.A. 
or M.P.A. or M.Com. or M.A.(Economics 
or Managements) Degree with a minimum 
experience of 5 years in Teaching/Training 
or an experience in Financial work 
Or 

Officials from State Finance Services, 
selected through State Public Service 
Commission with a minimum experience of 
0 years in Government Service." 


| 
ह 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
D.D. SINGH, Secretary. 


Reader (Financial 
Management) 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2023. 


